रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004 / 99 


- 
- 
- 
- 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 


The Gazette of India 


. असाधारण 

* EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) . 
PART II — Section 3– Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , जून 28 , 2010 / आषाढ़ 7 , 1932 
. NEW DELHI , MONDAY , JUNE 28 , 2010/ ASADHA 7 , 1932 


सं. 361 ] 
No . 3611 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जून , 2010 

सं. 72 / 2010 - सीमा - शुल्क 
सा . का . नि . 556( अ ). - जबकि चीन जनवादी गणराज्य से सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 
का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 
2836 20 सोडा ऐश (जिसे इसमें इसके पश्चात संबद्ध माल कहा गया है ) के अंतर्गत आने वाले 
सोडा ऐश के आयात के संदर्भ में महानिदेशक (रक्षोपाय ) , भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , 
खंड 3 , उपखंड (i ) में तारीख 30 जनवरी, 2009 सा0का0नि0 62 ( अ ) , तारीख 30 जनवरी, 
2009 द्वारा प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि भारत में चीन जनवादी 
गणराज्य से सोडा ऐश के संवर्धित आयातों से सोडा ऐश के घरेलू उद्योग के लिए बाजार विघटन 
का खतरा पैदा हो गया था और चीन जनवादी गणराज्य से भारत में सोडा ऐश के आयांतों पर 
अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना अनिवार्य हो गया था ; 


-.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने , 
भारत सरकार के (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 37 / 2009- सीमाशुल्क , तारीख 20 अप्रैल , 
2009, जो कि सा0का0नि0 264 ( अ) , तारीख 20 अप्रैल, 2009 , के द्वारा जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड ( i ) तारीख 20 अप्रैल , 2009 में प्रकाशित हुई थी , के द्वारा 
संबद्ध माल पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया था ; 


- और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय ) के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर जो कि सा0का0नि0 
725 ( अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2009, के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, 
उपखंड (i), तारीख 6 अक्तूबर, 2009 में प्रकाशित हुई थी इस निर्णय पर पहुंचे थे कि भारत में 
चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश के संवर्धित आयातों से सोडा ऐश के घरेलू उद्योग के लिए 
बाजार विघटन का खतरा पैदा हो गया था और चीन जनवादी गणराज्य से भारत में सोडा ऐश के 

आयातों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना अनिवार्य हो गया था ; 
2490 GI /2010 


. . 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II — SEC.30.) 
... .. .. और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने , 
भारत सरकार के ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 122 / 2009 - सीमाशुल्क , तारीख 5 नवम्बर, 

2009, जो कि सा0का0नि0 797 ( अ ) , तारीख 5 नवम्बर , 2009, के द्वारा जो भारत के राजपत्र , 
... असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी , के द्वारा 

संबद्ध माल पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया था ; 
और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) के समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर जो कि . . 
सा0का0नि0 318 ( अ), तारीख 13 अप्रैल, 2010, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 

खंड 3, उपखंड (i ), तारीख 13 अप्रैल, 2010 में प्रकाशित हुई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
. . . जांच कहा गया है) इस निर्णय पर पहुंचे थे कि सोडा ऐश के घरेलू उद्योग के लिए बाजार विघटन : 

का खतरा बना हुआ था और उसे रोकने के लिए चीन जनवादी गणराज्य से भारत में सोडा ऐश के 
आयातों पर रक्षोपाय शुल्क जारी रखना अनिवार्य हो गया था ; 


. 


.. अतः अब केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क टैरिफ ( ट्रांजिसनल उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क ) नियमांवली. 
- 2002 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ग की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त जांच पर विचार करने के 
पश्चात, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2836 20 के अंतर्गत आने वाले सोडा 
ऐश पर ; जब चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात किया जाये, 16 प्रतिशत मूल्यानुसार की 
दर से , रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करती है | 


2. इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
होने की तारीख से तारीख 19 अप्रैल, 2011 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा 

[ फा . सं. 354 / 40 / 2009 -टीआरयू ] 

. . प्रशान्त कुमार , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) . 
. NOTIFICATION 
New Delhi , the 28th June , 2010 

____ No. 72/ 2010- CUSTOMS 
G .S.R . 556 ( E ).- Whereas , in the matter of import of Soda Ash (hereinafter also referred to as the 
subject goods ), falling under tariff item 2836 20, of the First Schedule to the Customs Tariff Act , 
1975 ( 51 of 1975 ) (hereinafter referred to as the said Act ), from People s Republic of China , thė . 
Director General (Safeguards), in its preliminary findings vide number G . S.R . 62 (E ), dated the 
: 30th January , 2009 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub 
section (i), dated the 30th January , 2009 , had come to the conclusion that increased imports of 
Soda Ash into India from the People s Republic of China had caused and threatened to cause 
market disruption to domestic industry of Soda Ash and that this had necessitated the imposition 
of provisional safeguard duty on imports of Soda Ash into India from People s Republic of China 


. 


: 


- 


-- 


- 


[ 


II - 94530 ) 

415 of 1754 : 3THURUT : 
And whereas , on the basis of the aforesaid findings of the Director General (Safeguards ), 
the Central Government had imposed provisional Safeguard duty on imports of the subject goods 
vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of . . 
Revenue) ,No. 37/2009- CUSTOMS, dated the 20th April , 2009, published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), dated the 20th April , 2009, vide number 
G .S.R . 264 (E ), dated the 20th April, 2009 ; 


And whereas, the Director General (Safeguards ) in its final findings vide number 
: G . S. R . 725 ( E ), dated the 6th October, 2009 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 

II, Section 3 , Sub -section (i), dated the 6th October , 2009 had come to the conclusion that 
increased imports of Soda Ash into India from the People s Republic of China had threatened to 
cause market disruption to the domestic industry of Soda Ash and it necessitated the imposition 
of definitive safeguard duty on imports of Soda Ash into India from People s Republic of China; 


--- 


-. 


.--- 


- 


i And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Director General (Safeguards), 

the Central Government had imposed Safeguard duty on imports of the subject goods vide 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), 
No . 122 /2009 -Customs, dated the 5th November , 2009 , published in the Gazette of India . 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), dated the 5th November , 2009, vide number 
G .S . R .797 ( E ), dated the 5th November, 2009 ; 


---- 


- 


- 


. 


And whereas, the · Director General ( Safeguards) in its final findings , in review 
proceedings vide number G . S . R .318(E ) , dated the 13th April, 2010, published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), dated the 13th April, 2010 (hereinafter 
referred to as the said findings ) had come to the conclusion that threat of market disruption to 
the domestic industry of Soda Ash continued to exist and it necessitated the continuation of 
safeguard duty on imports of Soda Ash into India from People s Republic of China ; . . 


: 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ), of section 8C of 
the said Act, and in accordance with the rules 12 , 14 and 17 of the Customs Tariff ( Transitional 
Product Specific Safeguard Duty ) Rules, 2002 , the Central Government after considering the 
said findings of the Director General ( Safeguards), hereby imposes a safeguard duty at the rate 
of 16 % ad valorem on Soda Ash , falling under tariff item 2836 20 of the First Schedule to the 
said Act, when imported into India from the People s Republic of China. : , 


. 2 . . The Safeguard duty imposed under this notification shall be levied with effect from the 

date of publication of this notification in Gazette of India , and shall remain in force upto and . 
inclusive of the 19th April, 2011. 

[F . No . 354/40/2009- TRU ] 
PRASHANT KUMAR , Under Secy . . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(6 ] 


अधिसूचना 
. . नई दिल्ली , 28 जून , 2010 .. . 

सं. 36 / 2010 - सेवा - कर 
सा . का. नि . 557( अ ). केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है ) की धारा 93 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , वित्त 
अधिनियम 2010 ( 2010 का 14) की धारा 76 के खण्ड क में निर्दिष्ट इस तरह के अग्रिम 
भुगतान के संबंध में नियुक्त तारीख या नियुक्त तारीख के पश्चात उक्त वित्त अधिनियम की धारा . 
66 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट देती है । . 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 


(i) "नियुक्त तारीख" का अभिप्राय है 1 जुलाई , 2010 | 


( ii ) " अग्रिम भुगतान " का अभिप्राय है कराधेय सेवाओं के लिए प्राप्त किया गया 

भुगतान | . 


यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी । 

[ फा . सं . 334/ 3 / 2010 -टीआरयू ] 
के. एस. वी . वी . प्रसाद , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June, 2010 

__ No. 36/ 2010- Service Tax 
G.S. R. 557 ( E). --In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section 93 of the Finance . 
Act, 1994 ( 32 of 1994 ) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the taxable services specified 
in clause ( A ) of section 76 of the Finance Act, 2010 ( 14 of 2010 ) other than services referred to in clause 
( zzc) and ( zzzz ) of sub-section ( 105) of section 65 of the Finance Act from so much of the service tax 
leviable thereon under section 66 of the Finance Act as is in excess of the service tax calculated on a 
value which is equivalent to the amount of advance payment received before the said appointed date . 


Explanation .- For the purpose of this notification , 


(i) 


" ppointed date means the 1 day of July , 2010 ; . 


( ii) advance payment means consideration received for the said taxable services to be 
. provided . 


This notification shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazette . 

[ F, No.334/3/2010- TRU ] 
K . S . V. V. PRASAD , Under Secy. . 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 जून , 2010 

सं . 37 / 2010 - सेवा - कर 
सा . का . नि . 558( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा. करना आवश्यक है, भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 17/ 2009 - सेवाकर, तारीख 7 जुलाई, 
2009, सा0का0नि0 489 ( अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थातः 

2. उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं0 17 के स्तंभ (1), ( 2) और (3) और ( 4) की प्रविष्टि 
के पश्चात , निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात : 


18 


( ययढ) हवाई अड्डा प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति . 

द्वारा किसी भी हवाई अड्डे से उक्त माल का 
निर्यात करने की सेवा प्रदान की जाती है 

[ फा. सं. 334/03/ 2010 -टीआरयू ] 

के . एस. वी . वी . प्रसाद, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 17/ 2009- सेवाकर, तारीख 7 जुलाई, 2009, सा . का . नि . 489 
( अ ), तारीख 7 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अतिम संशोधन अधिसूचना सं . 
40/ 2009 - सेवाकर, तारीख 30 सितम्बर , 2009 सा . का . नि . 712 ( अ), तारीख 30 सितम्बर , 2009 
द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June, 2010 

No. 37 /2010 -Service tax 
G .S . R . 558(E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 93 of the 
Finance Act , 1994 (32 of 1994 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do , hereby makes the following further amendment in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ), No . 17/ 2009 
Service Tax , dated the 7th July , 2009 , G .S.R . 489 ( E ), dated the 7th July , 2009 . 
2. In the said notification, in the Table, after S. No.17 for the entries in column (1) , ( 2) , (3 ) and 
( 4 ), the following entries shall be inserted, namely : 


- 


- 


. 


18. | ( zzm ) 


Service provided by 
airports authority or any 
other person in any 
airport in respect of the 
export of said goods. 

[ F. No, 334/ 03/ 2010- TRU ] 

K. S. V . V. PRASAD, Under Secy . 
Note :- The principal notification No. 17/ 2009- Service - Tax , dated the 7th July , 2009, was 
published vide number G . S. R . 489 (E ), dated the 7th July , 2009 and was last amended vide 
notification No .40 /2009 -Service Tax , dated the 30 th September 2009, published vide G . S . R . 
712 ( E ) dated the 30th September, 2009 . 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 36 ] 
. . . अधिसूचना 

.. . नई दिल्ली , 28 जून , 2010 . . 
. 

सं. 38 / 2010 - सेवा - कर । 
सा . का . नि . 559( अ):- - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
:: प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , वित्त 
अधिनियम 1994 की धारा 65 के खंङ (105 ) के उपखंड ( यंयद) में निर्दिष्ट व्यसायिक या . 
औद्योगिक निर्माण कराधेय सेवा को , जब संपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र के भीतर , निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, 
और वार्वस के नवीनीकरण, क्वैज, डॉक्स, स्टेजें , जेतिस, पियर्स और रेलवे का काम हो , उन्हें उक्त 
वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीनं उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है. | 


2. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई , 2010 से प्रभावी होगी । 

. . [ फा . सं. 334/03/2010 -टीआरयू ] 

के . एस. वी . वी . प्रसाद , अवर सचिव 
NOTIFICATION . .. 
New Delhi, the 28th June, 2010 . 

No. 38/ 2010- Service Tax . . . . . 
. .. . G .S. R. 559(E). In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 93 of the . 
Finance Act, 1994 (32 of 1994 ) (hereinafter referred to as the :Finance Act ), the Central 
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
the taxable service of commercial or industrial construction referred to in sub - clause (zzq) of 
clause 105 of section 65 of the Finance Act , when provided wholly within the port or other port , 
for construction, repair , alteration and renovation of wharves, quays, docks, stages , jetties, piers .. 
and railways , from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the Finance Act. 


. 


. 


2. 


This notification shall come into force on 1st day of July , 2010. . . . . 

. [F. No. 334 /03/2010- TRU] . 
. K . S. V. V. PRASAD, Under Secy . .. 


. . . . . अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 जून, 2010 
. . . . . . सं .. 39 / 2010 - सेवा - कर 
सा. का. नि . 560( अ ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) (जिसे इसमें इसके .. . 
.. पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 94की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का . 
- प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात : 


1 . 


. . (1 ) इन नियम को सेवाकर ( संशोधन) नियम 2010 कहा गया है । 

. ( 2) यह नियम 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा । 


- 


..- 


- 


- 


- 


[ भाग II -- खण्ड 3( i)] .. . .. 

... भारत का राजपत्र : असाधारण 
2. सेवाकर नियम 1994 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 4क 
में , उपनियम ( 1), चौथे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जायेगा, . . 
अर्थात: 


-- 


. 


. 


-..- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


.. “ बशर्ते कि यदि कर योग्य सेवा का प्रदाता एअरक्राफट आपरेटर है जो यात्रियों को वायु 
परिवहन की सेवा प्रदान करता है, तो बीजक, बिल या जैसी भी स्थिति हो , चालान में किसी भी 
प्रकार का टिकट भी शामिल होगा चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो और चाहे इसमें सेवा 
प्रदाता की पंजीकरण संख्या, प्राप्त की गई सेवा का वर्गीकरण और सेवा प्रदाता का पता दिया गया 
हो या नहीं लेकिन ऐसे दस्तावेज में वह अन्य जानकारी दी . गई हो जो इस उपनियम के अंतर्गत 
अपेक्षित है. ” . 

[ फा . सं. 334/ 03 / 2010 -टीआरयू ] . 

के . एस. वी. वी . प्रसाद , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 2 / 94 - सेवाकर, तारीख 28 जून, 1994, भारत के राजपत्र, 

असाधारण , सा . का . नि . 546 ( अ ) , तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें 
अतिम संशोधन अधिसूचना सं . 10/ 2009- सेवाकर, तारीख 17 मार्च, 2009 सा . का . नि . 171 
( अ ) , तारीख 17 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था । . 


- NOTIFICATION 
. New Delhi, the 28th June, 2010 

. No. 39 /2010 -Service Tax 
. . G.S. R . 560 ( E).---In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 
94 of the Finance Act , 1994 ( 32 of 1994), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 1 . 


( 1 ) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2010 . 


( 2 ) They shall come into force on the Ist day of July , 2010 . 


. 


2 . 


In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said Rules ), in rule 4A , in 
sub -rule ( 1 ) , after the fourth proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 


. “ Provided that in case the provider of taxable service is aircraft operator providing the 
service of air transport of passenger, an invoice , a bill or as the case may be , challan shall include 
ticket in any form by whatever name called and whether or not containing registration number of 
the service provider , classification of the service received and address of the service receiver but 
containing other information in such documents as required under this sub - rule." . 

___ [F. No. 334/ 03 /2010-TRU] 

. K .S. V. V.PRASAD ,Under Secy . 
Note : - The principal rules were notified vide notification No. 2 /94 -Service Tax , dated the 28th 
June 1994 and published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G . S . R . 546 ( E ), 
dated the 28th June 1994 and were last amended vide notification No. 10 /2009 -Service Tax , 
dated the 17th March , 2009 which was published vide number G .S .R . 171 (E ), dated the 17th 
March, 2009 . 


. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II SEC . 3(0)7 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 जून , 2010 . . 

. सं . 40 / 2010 - सेवा- कर . 
. . सा . का . नि . 561( अ. ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा- प्रदत्त - 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 1 / 2006- सेवाकर, तारीख 1 
मार्च, 2006, सा0का0नि0 115 ( अ), तारीख 1. मार्च, 2006 में प्रकाशित हुई थी और 1 जुलाई, 
2010 से प्रभावी हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:- . . 


. 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 


(i) क्रम सं0 3 के स्तंभ (2) में, अक्षर और कोष्ठक “ (o) ", अक्षर और कोष्ठक “( ०) या 
(यण) (ययड ) या ( ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; 


. . 


(ii) क्रम सं0 - 5 के स्तंभ ( 2) में , अक्षर और कोष्ठक “( ययघ) ”, अक्षर और कोष्ठक “ ( ययघ) . 
या ( यण) ( ययड) या ( ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे 


. 


(iii )क्रम सं06 के स्तंभ ( 2 ) में , अक्षर और कोष्ठक "( ययथ) ", अक्षर और कोष्ठक “ ( ययथ ) 
या (यण) ( ययड) या ( ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; 


(iv) क्रम सं07 के स्तंभ ( 2 ) में , अक्षर और कोष्ठक “( ययद) ", अक्षर और कोष्ठक “( ययद ) या 
( यण) ( ययड ) या ( ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; .. 


( v) क्रम सं0 7( क ) के स्तंभ ( 2) में , अक्षर और कोष्ठक "( ययद) ", अक्षर और कोष्ठक . 
“( ययद ) या ( यण ) ( ययड) या (ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; : 


. 


( vi ). क्रम सं0 10 के स्तंभ ( 2 ) में , अक्षर और कोष्ठक “( यययज ) ", अक्षर और कोष्ठक .. 
. " ( यययज ) या (यण) ( ययड) या (ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; . 


( vii ) क्रम सं0 10 ( क ) के स्तंभ ( 2) में , अक्षर और कोष्ठक : “ ( यययज ) ", अक्षर और कोष्ठक 
“ (यययज ) या ( यण) (ययडे) या ( ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे; . . . . . 
( viii ) क्रम सं0 - 11 के स्तंभ ( 2) में , अक्षर और कोष्ठक " ( यययथ ) ”, अक्षर और कोष्ठक 
“( यययथ) या (यण) ( ययड ) या ( ययढ) ” प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; 

[ फा . सं. 334/ 03 / 2010 -टीआरयू ] 
के . एस. वी . वी . प्रसाद , अवर सचिव 


। 


टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं . 1/ 2006 - सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2006, सा . का . नि . 115 
( अ), तारीख . 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अतिम संशोधन अधिसूचना सं . 
29/ 2010- सेवाकर, तारीख 22 जून , 2010 सा . का . नि . 535 ( अ ), तारीख 22 जून, 2010- द्वारा 
प्रकाशित किया गया था । 


. 


- 


- 


. 


[ T1I - GU53(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण । 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June, 2010 

No. 40 /2010 - Service Tax 
G . S.R . 561(E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 93 of the 
Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/ 2006 -Service Tax, 
dated the 1 st March , 2006 , G .S .R . 115 ( E), dated the 1 stMarch , 2006 , with effect from the 1st day of 
July, 2010 , namely : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


In the said notification , in the Table , 
(i) in S .No. 3 for the entry in column (2 ), for the letters and brackets "(o ), letters and brackets " o ) or 

(zn ) or (zzl) or ( zzmy" shall be substituted; 
( ii) in S .No .5 for the entry in column (2 ), for the letters and brackets "( zzdy, letters and brackets "( zzd ) 

or (zn ) or ( zzl) or ( zzmy shall be substituted ; 
(iii) in S.No. 6 for the entry in column (2 ), for the letters and brackets "(zzp), letters and brackets “(zzp) 

or (zn ) or (zzl) or ( zzm ) shall be substituted ; 
(iv ) in S .No.7 for the entry in column (2 ), for the letters and brackets “( zza ) , letters and brackets "( zzq) 

or (zn ) or (zzl) or (zzm )" shall be substituted; 
(V) in S .No .7(a) for the entry in column (2), for the letters and brackets "(zza ), letters and brackets 

"Yzzq) or ( zn ) or (zzl ) or ( zzm )" shall be substituted ; 
(vi) in S.No. 10 for the entry in column (2 ), for the letters and brackets "(zzzh ), letters and brackets 

zzzh ) or ( zn ) or ( zzl) or (zzm ” shall be substituted ; 
(vii) in S .No. 10 ( a) for the entry in column (2), for the letters and brackets “ (zzzhit , letters and brackets 

"yzzzh ) or (zn ) or (zzl) or (zzm ) shall be substituted ; 
(viii) in S.No. 11 for the entry in column (2 ), for the letters and brackets "(zzzp ), letters and brackets 

"yzzzp ) or (zn ) or (zzl) or (zzm ) shall be substituted . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


... 


. 


: 


- 


[F .No. 334/03/2010 - TRU ] 
K . S . V. V. PRASAD , Under Secy . . 


Note . The principal notification No . 1/2006 - Service Tax , dated the 1stMarch 2006 , was published , 
vide number G . S .R . 115 ( E ), dated the 1st March , 2006 and last amended vide notification No.29/ 2010 
Service Tax dated the 22nd June , 2010, published vide number G . S. R .535 (E ), dated the 22nd June 
2010 . 


2490 95/ 10 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

. [ PART II _ SEC . 30 ] 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जून , 2010 . . . 

सं. 41 / 2010- सेवा- कर 
सा . का . नि . 562( अ ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32 ) . (जिसे . 
इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 93 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , . 
निम्नलिखित सेवाएं की छूट जब वह संपूर्ण बंदरगाह के भीतर या अन्य बंदरगाह के भीतर या हवाई 
अड्डा के भीतर क्षेत्र हो प्रदान की जायेगी, अर्थात: 

( i) कर योग्य सेवा, कार्गों हैंडलिंग के . सबंध में , कृषि उत्पाद या माल को कोल्ड स्टोरेज 
में जमा करने के लिए ; 
( ii ) कर योग्य सेवा, भंडारन या भंडारन के सबंध में गोदाम कीपर , और कृषि उपज 
के भंडारन या भंडारन के लिए कोई भी प्रदान की गई सेवा या कोल्ड स्टोरेज के लिए 
कोई भी प्रदान की गई सेवा; 
( ii ) कर योग्य सेवा, विमान में विमान ऑपरेटर द्वारा परिवहन के लिए निर्यात वस्तुओं 
के संबंध में ; 
( iv ) साइट गठन और निकासी, उत्खनन और अर्थमूविंग और विध्वंस और ऐसे अन्य 
इसी तरह की गतिविधियों, 


2 . 


यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी । 


. [ फा . सं . 334 / 03 / 2010 -टीआरयू ] 

के . एस. वी . वी . प्रसाद , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
. New Delhi, the 28th June, 2010 

: No. 41/2010 -Service Tax 
G . S. R . 562(E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 93 of the Finance 
Act , 1994 (32 of 1994 ) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the following services when 
provided wholly within the port or other port or airport, namely , 


: 


. 


. 


(i) taxable service provided by a cargo handling agency in relation to , agricultural produce or goods 

intended to be stored in a cold storage ; 
(ii) taxable service provided by storage or warehouse keeper in relation to storage and warehousing 

of agricultural produce or any service provided for storage of or any service provided by a cold 
_ storage; . 
(ii) taxable service in relation to transport of export goods in an aircraft by an aircraft operator ; 
( iv ) taxable service of site formation and clearance , excavation and earthmoving and demolition and 

such other similar activities. 


. 


This notification shall come into force on 1st day of July , 2010 . 


. .. [F. No. 334/ 03/ 2010-TRU ] 
K . S. V . V. PRASAD , Under Secy . 


- 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 जून , 2010 

सं . 42 / 2010 - सेवा - कर 
सा . का . नि . 563 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है ) की धारा 93 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त 
अधिनियम 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड ( ययद) में निर्दिष्ट व्यसायिक या 
औद्योगिक निर्माण कराधेय सेवा को , जब संपूर्ण हवाई अड्डे के भीतर काम हो, उन्हें उक्त वित्त 
अधिनियम की धारा 66 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है | 


2. 


यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी । 


[ फा . सं. 334 / 03 / 2010-टीआरयू ] 
के. एस. वी. वी. प्रसाद , अवर सचिव 


१ 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June , 2010 

No . 42 /2010 -Service Tax 
G . S. R . 563( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 93 of the 
Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, 
on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable 
service of commercial or industrial construction referred to in sub- clause ( zzq) of clause 105 of 
section 65 of the Finance Act, when provided wholly within the airport, from the whole of service tax 
leviable thereon under section 66 of the Finance Act. 


2 . 


This notification shall come into force on 1st day of July , 2010 . 


[ F , No. 334/03/2010- TRU] 
K. S . V. V. PRASAD, Under Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. . 


